निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 पौष 1932 ( श ) 
( सं0 पटना 810 ) पटना, बुधवार , 29 दिसम्बर 2010 


ऊर्जा विभाग 


- 


- - 


- - - - 


अधिसूचना 

27 दिसम्बर 2010 
सं0 प्र01 / रा०स्था0 - 25 / 2009 - 34 — श्री अरविन्द कुमार, कनीय विद्युत अभियंता को सहायक विद्युत अभियंता कोटि 
के पद पर वेतनमान पे बैण्ड रु0 9,300 - 34 ,800 , ग्रेड पे रु0 5,400 में अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती 
है तथा उन्हें विद्युत निरीक्षणालय, बिहार , पटना में सहायक विद्युत निरीक्षक के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
श्री कुमार को आर्थिक लाभ पदभार ग्रहण की तिथि से देय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शम्भु नाथ मिश्र, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 810 -571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


